रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


TAININ 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , अप्रैल 11 , 2017 / चैत्र 21 , 1939 
NEW DELHI, TUESDAY , APRIL 11, 2017 /CHAITRA 21, 1939 


सं . 1028 


NEWD 


No. 1028 ] 


विद्युत मंत्रालय 
(केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण) 

आदेश 

नई दिल्ली , 11 अप्रैल , 2017 
का . आ .1158( अ). — जबकि मेसर्स पावरग्रिड वरोरा ट्रान्समिशन लिमिटेड ( पीडब्ल्यूटीएल ), आवेदक , जिसका 
पंजीकृत कार्यालयः बी -9, कुतुब इन्स्टिटूशनल एरिया , कटवरीया सराय, नई दिल्ली -110016 है, ने एनटीपीसी के 
गाडरवारा एसटीपीएस ( 2X800 मेगावॉट ) के साथ सम्बंधित पारेषण प्रणाली ( भाग- A) पारेषण योजना के तहत 
बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन 
किया है । 

और जबकि , विद्युत मंत्रालय , भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 11/ 2/ 2012- PG ( RECTPCL 
Gadarwara), दिनांक 26. 11. 2014 के द्वारा ‘ एनटीपीसी के गाडरवारा एसटीपीएस ( 2X800 मेगावॉट ) के साथ 
सम्बंधित पारेषण प्रणाली (भाग- A) पारेषण योजना के लिए मेसर्स पीडब्ल्यूटीएल को विद्युत अधिनियम की धारा 
68(1) के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों के लिए पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था । अनुमोदन में अन्य कार्यों समेत 
निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं : 
पारेषण लाइनें : 

(i) गाडरवारा एसटीपीएस - जबलपूर पुलिंग स्टेशन 765 केवी डी / सी लाईन 
(ii) गाडरवारा एसटीपीएस - वरोरा पुलिंग स्टेशन 765 केवी डी / सी लाईन 
(iii) वर्धा - परली (पीजी ) 400 केवी डी / सी लाईन के दोनों सर्किट का वरोरा पुलिंग स्टेशन पर LILO 


2454 GI/ 2017 


( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 (ii )] 


और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत एनटीपीसी के गाडरवारा एसटीपीएस 
( 2X800 मेगावॉट ) के साथ सम्बंधित पारेषण प्रणाली ( भाग- A) पारेषण योजना के तहत विद्युत लाइनें बिछाने के 
लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित 
टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख -रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या 
उनके रख- रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम , 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है । पारेषण 
योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य हैं : 
पारेषण लाइनें : 

(i) गाडरवारा एसटीपीएस - जबलपूर पुलिंग स्टेशन 765 केवी डी / सी लाईन 
( ii) गाडरवारा एसटीपीएस - वरोरा पुलिंग स्टेशन 765 केवी डी / सी लाईन 

(iii ) वर्धा - परली ( PG) 400 केवी डी / सी लाईन के दोनों सर्किट का वरोरा पुलिंग स्टेशन पर LILO 
स्कीम के अंतर्गत पारेषण लाइन निम्नलिखित गांवों , नगरों और शहरों से , उनके ऊपर से , उनके आस -पास से तथा 
उनके बीच से गुजरेगी: 
___ (i) गाडरवारा एसटीपीएस - जबलपूर पुलिंग स्टेशन 765 केवी डी / सी लाई 
अ. क्र . गांव का नाम 

तहसील जिला 
डोंगरगांव, कुरारी, धानखेरा , नरसारा , जमुनिया , मल्हानवाडा , कल्यानपुर , 
इमलिया , बाम्हनवाडा , शाहपुर , करपगाव, देगुवान , कनवास , बघवार , गाडरवारा नरसिंहपुर 
खमरिया, चिकसा , चोरबरहेटा, कॉन्केरकुईया 
मोहद , अमगाव, खिरिया , अमेहता, अमेथापिपरिया , सासबहु, कन्धरापुर , 

करेली नरसिंहपुर 
बेल्खेरी , गोंदिधुबघाट , जल्लापुर , कर्ताज, बेनेर 
सिंघपुर , कोदसा , धुबघाट , नवलगाव , रानिपिपरिया , खुर्प कलन, समनापुर , 
चिलाचंदकलान, मुर्लिपोंनि , दंगिधाना, बैहर्पोदी, हनुमानपोंदी, सलैया , | नरसिंहपुर नरसिंहपुर 
चौराखेरा , बहोरिपर , लुर्हता , श्यामखेरा, लोकीपार 
खानपुर, बेल्खेरी , रीछो, बेडू, सुरवारी , बिछुआ , कामती, कामता, टिकरी, 
पिररै, शहजपुरा , तिर्का, रानिवारी, बरुदा, कुम्हार्खेडा, गोटेगाव , कामती , 

गोटेगाव 
महका , अटरिया, गराघाट , तिघरा, बहरोरा, देगुवान , सिमरी, कुक्लाह , 
बन्दोल , कुम्झोर , नरवरा,मेगवान, पिपरिया, बगलाई , बिछुआ 

भीकमपुर , भारपुरा , मलाक्छर , शितलापुर , जिलाहरिघाट , छप्रात , बनिपुर , 
5 | कुलोन , भानकी , भंका , बिजना, पिपरिया , मगर्मुहन , बर्खेरा , धरमपुरा , खैरी , शाहपुरा जबलपुर 

तुमरा, महुआवारा , मंगवान 
(ii ) गाडरवारा एसटीपीएस - वरोरा पुलिंग स्टेशन 765 केवी डी / सी लाईन ( मध्य प्रदेश भाग ) 
गांव का नाम 

तहसील | जिला 
दोगरगाव , कुडारी , नरसारा , कल्याणपुर , इमलिया , शाहपुर , राम्खेरी , | 

| गाडरवारा नरसिंहपुर 
भिंडवारा , इमलिया , खैरी , बन्सादेही 
2 | ग्वारी , बांद्रा कलांन , बांद्रा पहार 

___ करेली नरसिंहपुर 


3 


4 


LO 


अ . क्र . 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अमरवाड़ा 


बिनैकी , शक्कर , चिखला, खोराकपुर , बुढ़ेना , छाता खुर्द, छाता का धाना , 
कुकरेपनी , सियाझिरी , परेवाधना , उमरी कलान , देवरी , चोपना का धाना , 

हर्रई छिंदवाड़ा 
चोपना, पिपरिया खुर्द, पिपरिया कलान, छाता, पड़रिया , तीनसाईं, बिछुआ , 
नाचना, खिरदा , लमती , भुमका, बालघोघरा , बन्जाराधाना, ओझढाना , गुटेरा 
पथरकटी, बारढाना , खमरा अडकु, घोघरी, राफा, सडियापानी , कुबरी, 
रजोलाढाना , जमनई, नन्दोरी, रजौला, सिंगोरी, खकरा चौरई , महेंद्रवाड़ा , 

छिंदवाड़ा 
राजाखोहरधाना , सिहोरा , देवर्धा, जटलापुर, पंथखेरा , छनियाखुर्द, नवेगांव , 
परसिया भाड़ी 
| रंगिन्खापा , भानादेही , मोरांड हिल , शिवलालधना 

छिंदवाड़ा | 

छिंदवाड़ा 
अर्जुनबारी , नोनिया, बिसापुर कलान आर एस , बिसापुर खुर्द, उमरानाला , 
तुइकिखापा , गोरखपुर, अंजनी , हिवरा, बोथिया, तारा, कुक्रखापा, 

मेहखेड़ छिंदवाड़ा 
रंगारीतालाब , जमुनिया 

पिनी, सितापर , हेतिढाना , रामाकोना , बग्गू बिछुआ , उटेकता , कर्मकेरी , 
जिरोला, परतापुर , अम्बरी , हिवरा , लोधिखेडा , ब्रह्मपिप्ला , पारडसिंगा , 

सौसर छिंदवाड़ा 
पारडसिंगा आर एस , सोंगा आर एस , कोददोंगरी , दुधाला खुर्द 
गाडरवारा एसटीपीएस - वरोरा पुलिंग स्टेशन 765 केवी डी / सी लाईन ( महाराष्ट्र भाग ) 


अ . क्र . 


गांव का नाम 


तहसील 


जिला 


खैरी 


कवठा , केलवद , रामपुरी , मांग्सा , हेटी 

सावनेर नागपुर 
सावंगी, दुधबरडी हिल , परसोडी , कन्यादोल , वाढोना खुर्द, उबाली , घोगली , 

कलमेश्वर नागपुर 
खैरी, खापरी , सवाली खुर्द, घोराड, निम्बोली. 

भुयारी , सिरपुर , धामना , तुरागोंदी, नीलडोह, मेटा उमरी , मोगाव , 
3 मांडवघोराड, सालईमेंढा, बोरगाव , मांडवा, पिपळधारा, किन्ही( खु), घोड़ेघाट , हिंगना नागपुर 
सावंगी 

नगपुर ( ग्रा ) नागपुर 
5 परसोडी, सालापुर, सिंदी, दिग्रज 

सेलु वर्धा 
कृष्णापुर , विखनी , कान्धाली , रामपुर माजरा , हळदगाव , मेनखत , कोल्ही , 

समुद्रपुर वर्धा 
| उबदा 
लाडकी , सातेफळ,चिंचघाट , शेगाव , कडाजना, सुल्तानपुर , वाल्धुर , मानोरा , 

| हिंगणघाट वर्धा 
बुर्कोनी 
8 नागरी 

वरोरा चंद्रपूर 
(i) वर्धा - परली ( पीजी) 400 केवी डी / सी लाईन के दोनों सर्किट का वरोरा पुलिंग स्टेशन पर LILO 
अ . क्र . गांव का नाम 

तहसील जिला 
नागरी, हिवरा 

वरोरा चंद्रपूर 
पारडी , चिकमोह, सिन्द्वाहर, आर्वी, दारोड़ा, पवनी , आलमडोह, कांचनगाव हिंगणघाट 
टाकळी , सोनेगाव , दिघी , बोपापुर , डागापुर , हमदापुर , नारायणपुर 

देवली 


वर्धा 


3 


| 


वर्धा 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 ( ii )] 


मेसर्स पीडब्लूटीएल ने उपरोक्त योजना के लिए विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त 
करने की विद्युत मंत्रालय की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है । अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् , केंद्रीय विद्युत 
प्राधिकरण , विद्युत मंत्रालय , भारत सरकार, मेसर्स पावरग्रिड वरोरा ट्रान्समिशन लिमिटेड (पीडब्ल्यूटीएल ) को 
उपरोक्त पारेषण लाइनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता 
है , जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख -रखाव के लिए 
या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख -रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम , 
1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है - 

(i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है । 
(ii ) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों , रेलवे , 

राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी । 
(iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम , 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण , ओ 

एंड एम , ओपन एक्सेस आदि के विनियमों / संहिताओं का पालन करना होगा । 
(iv ) आवेदक को एनटीपीसी के गाडरवारा एसटीपीएस ( 2X800 मेगावॉट) के साथ सम्बंधित पारेषण 

प्रणाली (भाग-A) पारेषण योजना के तहत बिजली की तारें बिछाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है । 
निर्माण कार्यों का ब्यौरा दिनांक 13.08.2016 से 19.08. 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया 

गया है। 
( v) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/ मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात् ही 

लाइनों का प्रचालन करेगा । 
( vi) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों 

की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है । 
( vii ) मेसर्स पीडब्लूटीएल को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि , से अपेक्षित 

अनुमति को प्राप्त करने के बाद , इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना 
होगा । 
[ फा . सं . 164/ पीडब्ल्यूटीएल /डब्ल्यूआर /पीएसपीएंडपीए-I/ 2016] 

पी. डी. सिवाल , सचिव , के. वि. प्रा . 


MINISTRY OF POWER 
(CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY ) 

ORDER 
New Delhi, the 11th April, 2017 


S .O . 1158 (E ). — Whereas M /s. PWTL (Powergrid Warora Transmission Limited ), the applicant with its 
registered office at B - 9, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016 , has applied for authorization 
under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric lines under the transmission scheme “ Transmission 
System Associated with Gadarwara STPS (2X800 MW ) ofNTPC (Part- A )” . 

And whereas Ministry of Power , Government of India vide its MoP s letter No . 11/ 2 / 2012 - PG( RECTPCL 
Gadarwara Part - A), dated 26. 11 . 2014 had granted prior approval under section 68 (1 ) of the Electricity Act , 2003 to 
M /s PWTL for the transmission scheme “ Transmission System Associated with Gadarwara STPS ( 2X800 MW ) of NTPC 
(Part - A )” . The approval, inter alia , includes following scope of work : 


[ HT1 II - QUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Transmission Lines : 

1) Gadarwara STPS - Jabalpur pooling station 765 kV D / C line 
2 ) Gadarwara STPS - Warora pooling station 765 kV D /C line 
3 ) LILO of both circuits ofWardha - Parli ( PG ) 400 kV D / C line at Warora pooling station 


And now the applicant has requested to confer upon him , all the powers under section 164 of the Electricity Act, 
2003 , which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph 
lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or 
maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “ Transmission System Associated with Gadarwara 
STPS (2X800 MW ) ofNTPC (Part- A )” with the following scope of work : 
Transmission Lines: 

1) Gadarwara STPS - Jabalpur pooling station 765 kV D /C line 
2 ) Gadarwara STPS - Warora pooling station 765 kV D / C line 

3 ) LILO of both circuits of Wardha - Parli 400 kV D /C line at Warora pooling station 
The Transmission lines covered under the above scheme will pass through , over, around and between the following 
villages, towns and cities : 

(i) Gadarwara STPS – Jabalpur pooling station 765 kV D /C Line 


S . No. 


Name of Villages 


Tahsil 


District 


Dongargaon , Kurari, Dhankhera, Narsara , Jamuniya, Malhanwada , Kalyanpur, 
Imaliya , Bamhanwada, Shahpur, Karapgaon , Deguwan , Kanwas, Baghwar, 
Khamriya , Chiksa, Chorbarheta , Kankerkuiya 


Gadarwara 


Narsinghpur 


Mohad , Amgaon , Khiriya, Amehta , Anhetapipariya, Sasbahu , Kandhrapur, 
Belkheri, Gondidhubghat, Jallapur, Kartaj, Bener 


Kareli 


Narsinghpur 


Singhpur, Kodsa , Dhubghat, Nawalgaon , Ranipipariya , Khurpa Kalan , 
Samnapur, Chilachand Kalan , Murliponri, Dangidhana, Baiharpondi, 
Hanumanpondi, Salaiya , Chaurakhera, Bahoripar , Lurhata , Shyamkheda , 
Lokipar 


Narsingpur | Narsingpur 


Khanpur, Belkheri, Richho , Bedu , Surwari, Bichhua , Kamti, Kamta , Tikri, 
Pinrari, Shahajpura, Tirka, Ramniwari, Barauda , Kumharkheda , Gotegaon , 
Kamti, Mehka , Atariya, Garaghat, Tighara , Bahrora , Deguwan , Simri, Kuklah , 
Bandol, Kumjhor, Narwara ,Mehguwan , Pipariya, Baglai , Bichua 


Gotegaon 


Narsingpur 


Bhikampur, Bharpura ,Malakchhar, Shitlapur, Jilaharighat , Chhaprat, Banipur, 
Kulon , Bhanki, Bhanka , Bijna , Pipariya ,Magarmuhan , Barkheda, Dharampura , 
Khairi , Tumra,Mahuawara , Mangwan 


Shahapura 


Jabalpur 


(ii) Gadarwara STPS – Warora pooling station 765 kV D / C Line (Madhya Pradesh portion ) 


S . No . 


Name of Villages 


Tahsil 


District 


Dogargaon , Kudari, Narsara , Kalyanpur, Imalia , Shahpur, Ramkheri, 
Bhindwara , Imaliya , Khairi, Bansadehi 


Gadarwara 


Narsinghpur 


Gwari, Bandra Kalan , Bandra Pahar 


Kareli 


Narsinghpur 


Binaiki, Shakkar, Chikhla , Khorakpur, Budhaina, Chhata Khurd , Chhata Ka 
Dhana , Kukrepani, Siyajhiri , Parewadhana, Umri Kalan , Devri, Chopna ka 
Dhana, Chopna, Piparia Kalan , Pipriya Khurd , Chhata , Padariya , Tinsai, 
Bichhua, Nanchna, Khirda, Lamti , Bhumka, Balghoghara, Banjaradhana , 
Ojhadhana , Gutera 


Harrai 


Chhindwara 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 (ii )] 


Patharkati, Bardhana, Khamra Adku , Ghoghri, Rapha , Sariyapani, Kubri , 
Nandori, Rajoladhana, Jamnai, Rajoula , Singori, Khakra Chourai, 
Mahendrawara , Rajakhohardhana, Sihora, Dewardha, Jatlapur, Panthkhera, 
Chaniyakhurd , Nawegaon , Parsiya Bhadi 


Amarwara 


Chhindwara 


5 


Ranginkhapa,Bhanadehi, Morand Hill, Shivlaldhana 


Chhindwara 


Chhindwara 


Arjunbari, Noniya, Bisapur Kalan R S , Bisapur Khurd , Umranala, Tuikikhapa , 
Gorakhpur, Anjani, Hivara , Bothiya, Tara , Kukrakhapa, Rangaritalab , 
Jamuniya 


Mohkhed 


| Chhindwara 


Bhaironpani, Sitapar, Hetidhana , Ramakona , Baggu Bichhwa, Utekata , 
Karmankeri, Jirola , Partapur, Ambari , Hivara, Lodhikheda, Brahmanpipla , 
Paradsinga, Paradsinga R S , Saonga R S , Kodadongri, Dudhala Khurd 


Sausar 


Chhindwara 


Gadarwara STPS – Warora pooling station 765 KV D /C Line (Maharashtra portion ) 


S .No. 


Nameof Villages 


Tahsil 


District 


1 


Kawatha , Kelvad , Rampuri, Mangsa , Heti 


Savner 


Nagpur 


Saongi, Dudhbardi Hill, Parsodi, Kanyadol, Wadhona Khurd , Sawali Khurd , 
Ubali ,Ghogli , Khairi, Khapri, Ghorad , Nimboli 


Kalmeshwar 


Nagpur 


Bhuyari, Sirpur, Dhamna , Turagondi, Nildoh , Meta Umri, Mohgaon , 
Mandavghorad, Salaimendha , Borgaon , Mandva, Pipaldhara , Kinhi (Kh ), 
Ghodeghat , Sawangi 


Hingana 


Nagpur 


Khairi 


Nagpur(Ru ) 


Nagpur 


Parsodi, Salapur, Sindi, Digraj 


Selu 


Wardha 


Krushnapur,Vikhani, Kandhali, Rampur Majra , Haladgaon ,Menkhat, 
Kolhi,Ubda 


Samudrapur 


Wardha 


Ladki, Satefal, Chichghat, Shegaon , Kadajana, Sultanpur, Waldhur, Manora , 
Burkoni 


Hinganghat 


Wardha 


8 


Nagri 


Warora 


Chandrapur 


( iii ) LILO of both circuits of Wardha - Parli (PG ) 400 kV D /C Line at Warora pooling station 

M /s PWTL had complied with the MoP s procedure for obtaining the authorization under section 164 of Electricity 
Act, 2003 for the above scheme. Now , after careful consideration , Central Electricity Authority , Ministry of Power , 
Government of India , under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M /s PWTL (Powergrid 
Warora Transmission Limited ) for laying above transmission lines, which telegraph authority possesses under the Indian 
Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or 
maintained , by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the 
above mentioned transmission lines, namely: 
(i) The approval is granted for 25 years. 
( ii ) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National 

Highways, State Highways etc . before erection of proposed lines . 
The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission , 
O & M , open access , etc., framed under Electricity Act , 2003 . 
The Applicant has been entrusted with the responsibility for laying of electric lines under the transmission scheme 
“ Transmission System Associated with Gadarwara STPS (2X800 MW ) of NTPC (Part - A )” . The details of the 
works are published in the Gazette of India dated 13th August - 19th August, 2016 . 


(iii ) 


(iv ) 


[ HT1 II - QUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( vi) 


The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector/Chief Electrical Inspector of Central 
Government. 

The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules 
made there under by the applicant. 
M /s PWTL shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same 
from concerned authorities like Civil Aviation , Defence etc .., at the time of Electrical Inspection . 

[F . No . 164 /PWTL/WR /PSP & PA -1/ 2016 ] 

P . D . SIWAL, Secy . CEA 


( vii ) 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date: 2017 .04 .15 10 : 17 :10 + 05 30 


